निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 85 ) 


19 पौष 1936 ( AO ) 
पटना , शुक्रवार , 9 जनवरी 2015 


बिहार विधान - सभा सचिवालय 


- 


- 


अधिसूचना 

27 दिसम्बर 2014 
सं0 वि०स० ( का० ) -15/ 2014 - 1961 /वि०स० । — सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि 
पंचदश बिहार विधान - सभा के माननीय सदस्य श्रीमती पुनम देवी , स०वि०स० , क्षेत्र संख्या -181 ( दीघा ) , 
श्री अजीत कुमार, स०वि०स०, क्षेत्र संख्या -95 ( काँटी) , श्री राजू कुमार सिंह , स०वि०स० , क्षेत्र संख्या- 98 ( साहेबगंज ) एवं 
श्री सुरेश चंचल , स०वि०स० , क्षेत्र संख्या - 92 ( सकरा , अजा० ) दिनांक 27.12. 2014 के प्रभाव से भारत का संविधान के 
अनुच्छेद 191 ( 2 ) के साथ पठित 10वीं अनुसूची के पारा 2 (1 ) ( क ) एवं बिहार विधान- सभा सदस्य ( दल परिवर्तन के 
आधार पर निरर्हता ) नियम , 1986 के अधीन निरहित हो गये हैं , फलस्वरूप भारत का संविधान के अनुच्छेद 190 ( 3 ) ( क ) 
के तहत बिहार विधान - सभा में उनका स्थान रिक्त हो गया है । पंचदश बिहार विधान - सभा के पूर्व सदस्य के रूप में इन्हें 
कोई सुविधा प्राप्त नहीं होगी । 
तदनुसार पंचदश बिहार विधान - सभा के माननीय सदस्यों की सूची को इस हद तक संशोधित समझा जाए । 

माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

हरेराम मुखिया, 
प्रभारी सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 85-571 + 20 -डी0टी0पी0 । 

Website: http://egazette. bih. nic .in 


